FRETARI : + 


, 


. . 


. 


. 


रजिस्ट्री सं० डीएल - 33004/ 96 


REGD . NO . D . L. -33004 / 96 


. 


- 


. . 


५ 


, 


भारतको राजपत्र 


मपंपराजयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड ३ - उप - खण्ड (6 ) 
PART II - Section 3 - Sub -section (i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 395 ] 
No. 395] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , नवम्बर 22 , 1996 / अग्रहायण 1, 1918 
NEW DELHI, FRIDAY , NOVEMBER 22 , 1996/ AGRAHAYANA 1 , 1918 


जल भूतल परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन पक्ष ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1996 
सा. का . नि . 537 ( अ ). - केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 132 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित 
धारा 124 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तूतुक्कुडि पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न 
अनुसूची में निहित, तूतुक्कुडि पत्तम न्यास कर्मचारी ( सेवा निवृत्ति के बाद अंशदायी बाह्य और आंतरिक चिकित्सा सुविधा) विनियम , 1966, का अनुमोदन 
करती है । 

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


तूतुक्कुडि पत्तन न्यास 
तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी ( सेवा निवृत्ति के बाद अंशदायी बाह्य और आंतरिक चिकित्सा सुविधा ) विनियम , 1996 


महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त अधिनियम की धारा 124 के 
अधीन अपेक्षितानुसार केन्द्र सरकार से अनुमोदन की शर्त पर तूतुक्कुडि पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड निम्नलिखित विनियम बनाते हैं : 

1. लघु शीर्ष और प्रारंभ : 
(i ) ये विनियम तूतुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी ( सेवा निवृत्ति के बाद अंशदायी बाह्य और आंतरिक चिकित्सा सुविधा ) विनियम 1996 कहे 

जाएंगे । 
( ii ) ये विनियम केन्द्र सरकार के राजपत्र में , केन्द्र सरकार के अनुमोदन से प्रकाशित होने पर लागू होंगे । 
2. किन्हें लागू होगा : 
( क ) ये विनियम निम्नलिखित पर लागू होंगे : 

( 1 ) तूतुक्कुडि पत्तन न्यास से सेवा निवृत्त कर्मचारी और उनकी पत्नी/ उनके पति । 


2860GI/ 96 


(1) 


THE GAZEITE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 ( )] 


( ii ) तूतुक्कुडि पत्तन न्यास 10 वर्ष की लगातार सेवा करने बाद सेवा में रहते षक्त मरे हुए कर्मचारी के जीवित पति /पत्नी और जो परिवार 
पेंशन के लिए योग्य हों और सेवा निवृत्त कर्मचारी के पति/ की पत्नी, जो सेवा निवृत्त के बाद मरे हों बशर्ते कि वह व्यक्ति /महिला, सरकारी/ गैर सरकारी 
उपक्रमों में सभी सुविधाओं के साथ नौकरी नहीं कर रहा/रही हों और / या उपक्रम के कोई भी चिकित्सा सुविधा योजना के अधीन खुद के लिए या आश्रित 
के रूप में लाया गया/ गयी हों । 

( ख ) इन विनियमों के संबंध में सेवा निवृत्त तूतुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी का यह अर्थ होता है कि : 
( 1 ) श्रेणी 1, 2, 3 और 4 के सभी कर्मचारी जो , उन पर लागू सेवा विनियमों के अधीन निवर्तन की आयु प्राप्त करने पर तुतुक्कुडि पसन 

न्यास सेवा से सेवा निवृत्त होते हैं । 
( 2 ) श्रेणी 1 और 2 के अधिकारी जो अपेक्षित नोटिस देकर या ऐसी नोटिस के बदले वेतन और भत्ताओं को देकर सेवा निवृत्त होते हैं या 

पचास ( 50 ) वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अपेक्षित नोटिस देने के बाद या ऐसी नोटिस के बदले वेतन और भत्ताओं को देकर सेवा 
से निवृत्त किये जाते हैं और श्रेणी 3 और 4 के कर्मचारी जो अपेक्षित नोटिस देकर या ऐसी नोटिस के बदले वेतन और भत्ताओं को 
देकर सेवा निवृत्त होते हैं या पचपन ( 55 ) वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अपेक्षित मोटिस देने के बाद या ऐसी नोटिस के बदले वेतन 

और भत्ताओं को देकर सेवा से निवृत्त किए जाते हैं । 
( 3 ) किसी भी श्रेणी के ऐसे कर्मचारी जो तूतुक्कुडि पत्तन न्यास में लगातार 15 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद स्वास्थ्य की दृष्टि से सेवा 

के लिए अमान्य माने गये । 
( 4 ) सभी श्रेणियों के कर्मचारी जो दि. 2- 4 - 1992 पर या उसके बाद स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अधीन पत्तन सेवा से सेवा निवृत्त 

होते हैं । 
( ग ) इन विनियमों के अधीन चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए सदस्यों के रूप में नामांकन करने के लिए विकल्प को , सेवा निवृत्त होने 

के दिन से एक महीने की अवधि के अंदर दिया जाना चाहिए । पहले ही सेवा निवृत्त हुए या 10 वर्ष लगातार सेवा करने के बाद सेवा 
में रहते वक्त मरे हुए या 16 वर्ष की लगातार सेवा करने के बाद स्वास्थ्य की दृष्टि से सेवा से अमान्य हुए व्यक्तियों के मामलों में , ऐसा 
विकल्प, सेवा निवृत्त कर्मचारियों या आश्रितों के द्वारा जो भी लागू हो, इन विनियमों के प्रभावी होने के तीन महीने के अवधि के अंदर 

ही दिया जाना चाहिए । 
3. अंशदान : 

इन विनियमों के अधीन चिकित्सा सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए सदस्य बनना पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है । केवल सेवा निवृत्त कर्मचारी या मृत 
कर्मचारी के जीवित पति या पत्नी जो अपने सेवा निवृत्त लाभों से कटौती कराकर भुगतान करते हैं या एक साथ एक मुश्त अंश करते हैं , वे अपने लिए अथवा 
अपनी पत्नी / अपने पति के जीवन के लिए इन विनियमों के अधीन चिकित्सा लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य हैं । एक समय का एक मुश्त अंशदान की 
रकम, योजना में विशेष व्यक्ति के शामिल होने के उस समय से , पदनाम या पद के श्रेणी को ध्यान में न रखते हुए, विनियम के पहले एक महीने का पेंशन 
या पारिवारिक पेंशन जैसी भी स्थिति हो , होगी । 

टिप्पणी : 

विनियम 2 और 3 ( क ) के प्रयोजनार्थ श्रेणी 1, 2, 3 और 4 श्रेणी का तात्पर्य वही होता है जो तत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी ( वर्गीकरण, 
नियंत्रण और अपील ) विनियम 1979 में उन्हें क्रमश: निर्धारित किया गया है । फिर भी वास्तविक वर्गीकरण कर्मचारी की सेवा निवृत्ति/ मृत्यु/चिकित्सा 
अमान्यता के समय उसके वास्तविक पद के आधार पर निर्धारित किया जाएगा । 

( ख ) एक बार भुगतान किया गया एक मुश्त अंशदान किसी भी हालत में वापस नहीं दिया जायेगा । 
4. पंजीकरण : 
( क ) इन विनियमों के अंदर चिकित्सा सुविधाओं के लिए, उस विभाग के विभाग अध्यक्ष को, जिसमें से कर्मचारी सेवा निवृत्त या अमान्य होगा 

या हो , या उनकी मृत्यु होने के मामले में उनके पति/ उनकी पत्नी के द्वारा, निर्धारित प्रोफार्मा ( संलग्नित ) परिशिष्ट " क में आवेदक पत्र 
दो प्रतियों में , प्रस्तुत किये गये विवरण के सत्यापन होते दिया जाना चाहिए, आवेदन प्रस्तुत करते समय सेवा निवृत्त कर्मचारी, उसकी 
पत्मी/उनके पति को, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की दो प्रतियां और साथ में अनुलग्नक " ग " ( संलग्न ) के प्रपत्र में घोषणा पत्र और 
आगे पैरा में बताये गये अनुसार एक मुश्त राशि के अंशदान को भुगतान रसीद आदि विभाग के अध्यक्ष को भेज दिया जाना चाहिए । यह 

घोषणा पत्र, हर वर्ष के अप्रैल 1 तारीख को नवीकरण किया जाना चाहिए। 
( ख ) विभाग के अध्यक्ष के द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने के बाद, आवेदन पत्र में निहित विवरणों की संषीक्षा, उस विभाग में उपलब्ध 

रिकार्डों से किया जायेगा और उसके उपरांत मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेज दिया जाएगा । आवेदन पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी 
को भेजते वक्त अध्यक्ष या उनके द्वारा नियमित किए गए अधिकारी को, निम्न दिए गए अनुसार आवेदन पत्र प्रमाणित करना चाहिए : 


[ भाग II -- खण्ड ३ ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


" मैने वैयक्तिक रूप में , आवेदन पत्र के विषयों को इस विभाग में उपलब्ध रिकार्डों के संदर्भ में जांच किया है और यह प्रमाणित किया 
जाता है कि आवेदक तूतुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी ( सेवा निवृत्ति के बाद अंशदायी बाह्य और आंतरिक चिकित्सा सुविधा ) विनियम, 1996 के अंतर्गत 
लाभ उठाने के लिए योग्य हैं । " 

( ग ) यदि ऐसा देखा गया है कि आवेदक , इन विनियमों के अंतर्गत कोई भी लाभ उठाने के लिए हकदार नहीं है तो, संबंधित विभाग के अध्यक्ष 

द्वारा लिखित रूप से उसे ऐसा सूचित किया जाना चाहिए । 
( घ ) यदि ऐसा देखा गया कि आवेदक इन विनियमों के अंतर्गत कोई भी लाभ उठाने के अयोग्य है तो संबंधित विभागाध्यक्ष की सलाह के आधार 

पर आवेदक द्वारा चुकायी गयी एक मुश्त राशि उसे वापस कर दी जाए । 
( ङ) विभागाध्यक्ष से सिफारिशों की प्राप्ति पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सेवा निवृस/ असमर्थ कर्मचारियों या उनके पति या पत्नी जैसी स्थिति 

हो को एक फोटोग्राफ मुक्त पहचान पुस्तक निर्धारित प्रपत्र के अनुलग्नक " ख " में जारी करेंगे । फोटोग्राफ की दूसरी प्रति आवेदन पत्र 

में लगा कर रिकार्ड के लिए रखा जाएगा । 
( च ) इस योजना के अंदर प्रवेश प्राप्त करने के बाद, यदि सेवा निवृत्त कर्मचारी या मृत कर्मचारी के मामले में उसका पति या पत्नी, सरकारी/ गैर 

सरकारी उपक्रों में लाभदायक पद पर नियुक्त हैं और उपक्रम की किसी भी चिकित्सा लाभ योजना में शामिल है या इन विनियमों के 
अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारी की मृत्यु होने पर इसकी सूचना वह सेवा निवृत्त कर्मचारी/ उसका पति या पत्नी या दिवंगत 
कर्मचारी के निकटतम रिश्तेदार को जैसी भी स्थिति हो लिखित रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तुरंत देनी चाहिए । ऐसी सूचना 
की प्राप्ति पर मुख्यचिकित्सा अधिकारी को , उस मृत कर्मचारी को जारी की गयी पहचान पुस्तक को रद्द करने की आवश्यक कार्यवाही 

करनी चाहिए । 
( ज ) महीने के दौरान जारी की गयी/रद्द की गयी ऐसी पहचान कार्ड से संबंधित महीनावार विवरण वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा 

___ अधिकारी को अनुवर्ती महीने की दस तारीख को या इससे पहले भेजना होगा । 
( झ ) आवेदन पत्र और एक मुश्त राशि प्राप्त होने पर तूतुक्कुडि पत्तन न्यास के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा , सेवा निवृत्त कर्मचारी या 

जीवित पति या पत्नी, जैसी भी स्थिति हो , को पंजीकरण संख्या दिया जाएगा और उसके विवेकाधिकार एक चिकित्सालय निर्धारित 
किया जाएगा जहां संबंधित पुरुष/ स्त्री को पंजीकृत कराना होगा । पंजीकृत कर्मचारी और उसका पति या पत्नी केवल उन्हें बताये गये 
अस्पताल में ही पंजीकरण के लिए योग्य हैं और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विवेचनाधिकार के बिना उसे और किसी अन्य दवाखाने 
में स्वीकार नहीं किया जाएगा । बाहर ( प्राइवेट अस्पताल ) चिकित्सा सुविधा और तूतुक्कुडि पत्तन न्यास अस्पताल में चिकित्सा केवल 
दवाखाने से अस्पताल जाने की सिफारिश पर ही दी जाएगी । फिर भी, आपतकाल में , मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विवेकाधिकार से 

सीधे बाहर चिकित्सा सुविधा और तूतुक्कुडि पत्तन न्यास अस्पताल में इलाज के लिए स्वीकार किया जाएगा । 
5. विस्तार : 

अंशदान का भुगतान करने पर सेवा निवृत्त कर्मचारी और उसकी पत्नी/ उसका पति को निम्नलिखित शर्तों पर चिकित्सा उपचार उसी माप 

और शर्तों पर दिया जाएगा जो सामान्यत: सेवा रत कर्मचारी को दिया जाता है । 
( क ) निवासी एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आवश्यक समझने और दवाखाने या अस्पताल के बाह्य रोगी 

विभाग में उपकरण होने पर ही पैथोलॉजीकल, बैक्टेरिओलांजिकल, रेडियोलॉजी ( एक्सरे प्लेट लेना सहित ) अथवा परिक्षण की अन्य 
विधियां ( ई. सी. जी . और अल्ट्रासाउण्ड स्केनिंग सहित ) की सुविधा तथा निवासी एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा 
अधिकारी के आवश्यक समझने पर दवाखाना या अस्पतापल के बाहय रोगी विभाग में फिज़िकल थैरपी , डेंटल ट्रीटमैंट आदि सुविधा 

पूर्वक दिया जा सकता है । 
( ख ) यदि किसी जाँच पड़ताल के लिए बाह्य परामर्शदाता, एजेन्सी, अस्पताल या नर्सिंग होम को किसी संदर्भ की आवश्यकता पड़ती है तो 

सेवा निवृत्त कर्मचारी स्वयं, अपने पति या पत्नी के लिए अपेक्षित व्यय अनुसार, अपेक्षित व्यय को सीधे उस बाह्य परामर्श- दाता , 

ऐजेन्सी, अस्पताल या नर्सिंग होम को चुकायेगा । 
( ग ) यदि सेवा निवृत्त कर्मचारी/उसके पति या पत्नी के चिकित्सा जाँच के दौरान उसे तूतुक्कुडि पत्तन न्यास अस्पताल में भर्ती कराने की 

अति - आवश्यकता होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आवश्यक मानने पर सीमित अवधि के लिए होगा । 
( घ ) दवाखाना या तूतुक्कुडि पतन न्यास अस्पताल में निर्धारित दवा और इंजेक्शन, दवाखाना या अस्पताल में अनुरक्षित दवाएं और इंजेक्शनों 

का स्टॉक उपलब्ध होने पर निशुल्क दिया जाएगा । यदि कोई दवा और इंजेक्शन तूतुक्कुडि पत्तन न्यास के दवाखाना या अस्पताल 
में उपलब्ध नहीं है तो , आरंभ में उसके लिए उस पुरुष/ स्त्री को व्यय करना होगा और बाद में उसकी प्रति - पूर्ति लेखा विभाग द्वारा मुख्य 
चिकित्सा अधिकारी/निवासी एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नकद मेमों/ प्राप्त बिल प्रस्तुत करने पर की जाएगी । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (i)]] 


( च ) सेवा निवृत्त कर्मचारी और या उनके पति या पत्नी के लिए एक समय तीन बेड्स आरक्षित किए जायेंगे और ये पलंग सेवा निवृत्त 

कर्मचारी/ या उसके पति /पत्नी को प्राथमिकता देते हुए सेवारत कर्मचारी और उसके आश्रितों को दिये जायेंगे । 
( छ ) यदि सेवा निवृत्त कर्मचारी और/ या उनके पति या पत्नी के लिए आरक्षित सभी/ या कोई पलंग उन्होंने नहीं लिया है जो अधिग्रहण न किये 

गये पलंग सेवारत कर्मचारी और उनके आश्रित लोगों को दिया जायेगा । 
( ज ) सेवारत कर्मचारी और/ या उसके आश्रित को , जिसे सेवा निवृत्त कर्मचारी और/ या पति या पत्नी के लिए आरक्षित तीन पलंगों में से एक 

पलंग दिया गया है, इस कारण असमय नहीं हटा दिया जायेगा कि योग्य सेवा निवृत्त कर्मचारी और/ या उनके पति या पत्नी को भर्ती के 

लिए पलंग की आवश्यकता है । 
( श ) यदि तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास अस्पताल में भर्ती मांगने वाले सेवा निवृत्त कर्मचारी या उनके पति या पत्नी की स्थिति ऐसे हैं कि मुख्य 

कत्सा अधिकारी के राय में वह पुरुष या स्त्री को चिकित्सा और अस्पताल में भर्ती करना बहुत जरूरी है तो सेवानिवृत्त कर्मचारी 
और/ या उनके पति या पत्नी को उसके लिए आरक्षित तीन पलंगों से पार कर भी भर्ती किया जायेगा । लेकिन अस्पताल में ऐसी भर्ती मुख्य 

चिकित्सा अधिकारी द्वारा आवश्यक मानने पर न्यूनतम अवधि के लिए की जाएगी । 
( ट ) नगर पालिका सीमा के अंदर रहने वाले सेवा निवृत्त कर्मचारियों को सेवारत कर्मचारियों के जैसे ही आंबुलेंस सुविधा दी जायेगी । 

6. विनियमों पर व्यय : 
इन विनियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी/ उनके पति या पत्नी द्वारा वसूल किये जाने वाले अंशदान और अन्य प्रभार, और, चिकित्सा 
सुविधा की व्यवस्था के लिए उपगत व्यय, कल्याण निधि के अधीन जमा किया जाना चाहिए । 

7. जुर्माना : 
( क ) उपर्युक्त विनियम 4 ( क ) में बतायी गयी घोषणा के नवीकरण की जिम्मेदारी सेवा निवृत्त कर्मचारी/ उसके पति या पत्नी यथास्थिति की 

ही होगी । 
( ख ) अगर ऐसा पाया गया है कि सेवा निवृत्त कर्मचारी/ उसका पति /पत्नी/ या मृत कर्मचारी के पति /पत्नी, इन विनियमों के अंदर एक मुश्त 

अंशदान करके चिकित्सा सुविधा उठाने की अवधि के दौरान किसी अन्य सरकारी या प्राइवेट उपक्रमों में लाभकारी रूप में नियुक्त पाये 
गये हों तो उस अवधि के दौरान पायी गयी चिकित्सा सुविधा के लिए उपगत व्यय, आउट साइडरों को उक्त चिकित्सा के लिए उपगत 

होने वाली राशि और इस पर 5 % जुर्माना प्रभार लगाकर कुल राशि को , उनसे वसूल किया जाना चाहिए । 
8. विविध : 
( क ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऐसा सुनिश्चित करेगा कि चिकित्सा सुविधाएं पहचान पत्रों में गणित व्यक्तियों को ही दिया जायेगा । 
( ख ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी इन विनियमों के अंतर्गत चिकित्सा सुविधायें प्राप्त व्यक्ति /व्यक्तियों को दिखाते हुए अनुलग्नक " ख " 

( संलग्न ) में दिखाये गये रूप में एक रजिस्टर का अनुरक्षण करेंगे और यह रजिस्टर वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी या 

उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा आवधिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध किया जायेगा । 
9. ढील का अधिकार : 

जहां बोर्ड इससे सहमत है कि इन विनियमों के कार्यान्वयन से किसी भी विशेष स्थिति में कोई कठिनाई हो सकती है तो बोर्ड ऐसे मामलों 
को न्यायपूर्वक और उचित तरीकों से संभालने हेतु शर्तों एवं अपवादों के जरिए कुछ हद तक इन विनियमों की आवश्यकताओं में , वे 

विशेष कारणों को आदेश द्वारा लिखित रूप में रिकार्ड करते हुए ढील या छूट दे सकते हैं । 
10. व्याख्या : 
इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में अगर कोई प्रश्न उठेगा तो , अंतिम निर्णय बोर्ड के द्वारा लिया जायेगा । 

" अनुलग्नक " क " 
तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास 
तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी ( सेवा निवृत्ति के उपरांत अंशदायी बाह्य और आंतरिक चिकित्सा सुविधा ) विनियम, 1994 की सदस्यता के लिए 

आवेदन पत्र 
1. सेवा निवृत्त कर्मचारी का नाम 

( बड़े अक्षरों में ) 


[ भाग II - खण्ड ३ ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- भारत का राजपत्र: असाधारण = = = = = = = == = = = 


( ख ) स्टाफ संख्याः/ पी. पी. ओ. सं. : . 

( ग ) विभाग 
3. तिथि - ( 1 ) नियुक्ति 

( 2 ) सेवा निवृत्ति 
4. ली गयी अंतिम वेतन राशि 
5. जीवित पति / पत्नी का नाम 


| 


नाम 


संबंध 


जन्म तिथि 


वर्तमान आयु 


- - 


| 


- 


- 


- 


6 . आवेदक का नाम 
7. स्थायी पता 


( आवेदक के हस्ताक्षर ) 


टिप्पणी : इन विनियमों की सदस्यता के लिए 2 पासपोर्ट साइज की फोटो देना आवश्यक है । 


अनुलग्नक " ख " 
तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास 
तुसुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी ( सेवा निवृत्ति के उपरांत अंशदायी बाह्य और आंतरिक चिकित्सा सुविधा ) विनियम , 1994 


पहचान पत्र संख्या : 


" 


. 
. 


1. कर्मचारी का नाम 
2, जीवित पति / पत्नी का नाम 
3. सेवा निवृत्ति की तिथि को 

धारित पदनाम , विभाग का नाम 

और स्टाफ सं. तथा पी. पी . ओ. सं . : 
4. सेवा निवृत्ति की तिथि 
5. अंतिम पेतन की राशि 
6 . अंशदान की दर 
7. पहचान चिन्ह 


..CC.. 


8. भुगतानों का विवरण 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


_ THE GAZETTE OF 


० . _ _ 


[ PART II _ SEC . 3( )] 


: ...... 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


9. सेवा निवृत्त कर्मचारी/ आवेदन 
10. विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर उसकी 

रबड़ स्टैम्प सहित 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


F 


. 


I 


+ 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


+ 


+ 


. 


. 


. 


. 


. 


अनुलग्नक " ग 
तत्तुक्कुडि पत्तन न्यास 
तुत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी ( सेवा निवृत्ति उपरांत आंतरिक और बाह्य अंशदायी चिकित्सा सुविधा ) विनियम, 1994 को ग्रहण करने के समय सेवा 

निवृत्त कर्मचारियों द्वारा भरा जाने वाला घोषणा पत्र और उनके बाद हर वर्ष 1 अप्रैल को । 


. . . 


. . . .. . . . . . . 


+ 


. 


. 


. 


. 


. 


1 


+ 


4 


1. म , .................................. . ....... .............. पत्नी/ पति 

.................. का / की स्टाफ सं. ............. 
पदनाम .............. ....... विभाग .............. ............. मंडल की सेवा से दिनांक : ..... 

............ से सेवा 
निवृस होने पर यह घोषणा करता हूं कि मैं किसी प्राइवेट या सरकारी क्षेत्र या उपक्रम में नियोजित ढूं/नहीं हूं और मैं उस नियोक्ता की चिकित्सा सुविधा 
योजना का लाभ उठाता/ नहीं उठाता हूं । 

2. ( सरकारी या प्राइवेट क्षेत्र के नौकरी में लाभकर नियोजितों के मामले में ) 

मैंन यह नौकरी दिनांक .................................... को शुरू की और मेरी नियुक्ति अवधि .................... से ..................... तक है । मैं 
इस अवधि में तूत्तक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी ( सेवा निवृत्ति उपरांत आंतरिक और बाह्य अंशदायी चिकित्सा सुविधा ) विनियम, 1994 के नियमों के 
अनुसार मंडल अस्पताल में निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवा और नि : शुल्क विचार -विमर्श का अधिकारी नहीं हूं । 


हस्ताक्षर : 


पहचान पत्र संख्या : 

जारी कर्ता : 


जारी कर्ता : 


अनुलग्नक " घ " 
तूत्तुक्कुनि पत्तन न्यास 
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी मंडल द्वारा तूतुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी ( सेवा निवृत्ति उपरांत अंशदायी बाह्य और आंतरिक चिकित्सा सुविधा ) 

विनियम , 1994 के अंतर्गत रखा जाने वाला पंजी फार्म 


वि . सं. एवं मु . ले. अधि/ मु. चि . अधि. के पास अंशदान जमा 


सेवा निवृत्त 
कर्मचारी का 


सेवा निवृत्त 
कर्मचारी सहित 
परिवार के सदस्यों 
की सं. 


पदनाम 
स्टाफ सं . 
औरविभाग 


आवधिक 


नाम 


का नाम 


अंशदान टिप्पणी 
भुगताम जमा एकत्र कर्ता 
तिथि पर्ची सं . अधिकारी के 


. 


. 


. 


. 


. 


+ 


राशि 
रु. 


4 


........ तक 


हस्ताक्षर 


( 1) 


( 2), 


( 3) 


(4 ) 


(5) 


( 6) 


(7) 


( 8) 


[ सं. पी . आर. - 12016/50/94 - पी.ई. I ] 

के . वी . राप, संयुक्त सचिव 


[ TT II - 3 ( i ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

(Port Wing ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 2nd November, 1996 
G .S . R . 537 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub section ( 1) of section 124 , read with sub - section ( 1) of 
section 132 of the Major Ports Act , 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Tuticorin Port Trust 
Employees (Contributory Outdoor and Indoor Medical Benefit after Retirement) Regulations, 1996 made by the Board of 
Trustees for the Port of Tuticorin and set out in the Schedule annexed to this Notification , 
2 . The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the official Gazette. 

SCHEDULE 

TUTICORIN PORT TRUST 
TUTICORIN PORT TRUST EMPLOYEES (CONTRIBUTORY OUTDOOR AND INDOOR MEDICAL BENEFIT 

AFTER RETIREMENT ), REGULATIONS , 1996 
In exercise of the powers conferred under Section 28 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963). The Tuticorin 
Port Trust Board hereby makes the following regulations, subject to the approval of Central Government as required under 
section 124 of the aforesaid Act. 

1. Short title and commencement: 
(i) These Regulations may be called the Tuticorin Port Trust Employees (Contributory outdoor and Indoor 

Medical Benefit after Retirement) Regulations, 1996 . 
( ii ) They shall come into force from the date on which the approval of Central Government is published in the 

CentralGovernment Gazette . 
2. Extent of application : 
(a ) These Regulations are applicable to (1) retired Tuticorin Port Trust Employees and to their spouses (11) surviving 

spouses of the employecs who die while in service after completion of 10 years of contimuous service in 
Tuticorin Port Trust, and is illegible for family pension and ( iii) to surviving spouses of retired employees who 
die after retirement provided he or she is not gainfully employcd in the Public / Private undertaking and /or 

covered by any medical benefit schemeof the undertaking either for himself/herself or as dependent. 
(b ) “Retired Tuticorin Port Trust Employees" in relation to these Regulations means : 
(i) employees of all classes, viz . Class I, LI , III and IV , who retire from Tuticorin Port Trust service on attaining 

the age of superannuation under the service regulations applicable to them . 
(ii ) Class I and II officerswho retire by giving the requisite notice or pay and allowances, in lieu of such notice 

or may be retired by giving the requisite notice or pay and allowance in lieu of such notice after attaining 
the age of fifty (50 ) years and all class III and class IV employees who retire by giving the requisite notice or 
pay and allowances, in lieu of such notice, or may be retired by giving the requisite notice or pay and 

allowances in lieu of such notice, after attaining the age of fifty five (55 ) years. 
(ii ) Employees irrespective of their class, who are medically invalidated from scrvice after completion of 15 

years of continuous service in Tuticorin Port Trust. 
( iv ) Employees of all classes who retire from the Port Service under Voluntary Retirement Scheme on or after 

2 -4 - 1992 
(c ) The option to enroll asmembers for obtaining medical benefits under these Regulations shall be given 

within a month of the date of retirement. In the case of those who have already retired or died while in service 
after completion of 10 years of continuous service or medically invalidated from service after completion of 15 
years of continuous service such option shall be exercised by the retired employees or by the dependent as the 

case may be within three months from the date these regulations come into effect. 
3 . Contribution : 
(a ) To obtain member for availing medical benefit under these Regulations purely voluntary . Only those retired 

employees or serviving spouses of deceased employees who make payment either by deduction from their 
retirement benefits or in cash , of the one time lumpsum contribution set out below are Regulations eligible for 
availing medical benefits under these Regulations for themselves and /or their spouses for life . The amount of 


(b ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II- - SEC , 3 (1) ] 
one time lumpsum contribution will be one month pension before commutation of family pension as the case 
may be at the time of individual joining the Scheme irrespective of designation and Class of post. 
Note : For the purpose of Regulation 2 and 3 (a ), the expression Class I, Class II, Class III and Class IV shall 
have the samemeaning as assigned to them in the Tuticorin Port Trust Employees (Classification , Control and 
Appeal) Regulation, 1979 . The actual classification will , however , be determined with reference to the Post 

substantially held by the employees at the time his /here retirement/death /death /medical invalidation , 
(b ) The lumpsum contribution once paid , will not be refunded on any ground whatsoever. 
4 . Registration : 
(a) The application in the prescribed proforma Annexure A (attached ) for the medical facilities under these Regu 

lations should be made in duplicate to the Head ofDepartment from where the employee retired /invalidated or 
in the case of his/her death , by his/her spouse , for verification of the particularsmentioned therein . While sub 
mitting the application , 2 copies of passport size photographs of the retired employees and /or his / her spouse 
shall also be sent to the Head of Department alongwith a declaration in the proforma annexure C (attached ) and 
the receipt of having paid the lumpsum contribution referred to in preceding para . This declaraton should be 
renewed every year on the 1st April. 
On receipt of the application by the Head of Department the contents of the application will be scrutinised with 
reference to records available in the department and forwarded to the Chicf Medical Officer. The Head of 
Department or an officer appointed by him , while forwarding the application to the Chief Medical Officer, 
should certify on the application as detailed hereunder :-- 
" I have personally verified the contents of the application with reference to records available with this depart 
ment and it is certified that the applicant is eligible for the benefit under the Tuticorin Port Trust employees 

Contributory Outdoor and Indoor Medical Benoſil aſter Retirement) Regulations, 1996 , 
(c ) In case it is found that the applicant is not eligible for any benefit under thcsc Regulations, he shall be intimated 

so , in writing , by the concerned Head of Department. 
(d) If the applicant is found not eligible for benefit under these Regulations the lumpsum paymentmade by him 

will be refunded to him on basis of the advise of the respective Head of Department, 
(e) On receipt of the recommendations from the Head of Department, the Chief Medical Officer will issue to the 

retired / invalid employee or spouse as the case may be , and identity card in the prescribed proforma Annexure 
B (attached ) — with a copy of photograph duly pasted on it . The second copy of the photograph shall be pasted 

on the application and kept for records. 
(f) If the retired employee or his/her spouse in casc of death of employee is gainfully employed subsequent to 

admission to the Scheme in public/private undertaking and covered by any Medical Benefit Scheme of the 
undertaking or on the death of the Beneficiary under these Regulations , the fact should be intimated to the 
ChiefMedical Officer immediately in writing by the retired employee /spouse or the next kin of the deceased , as 
the case may be . On receiptof such information , ChiefMedical Officer, shall take necessary action to cancel the 

identity card issued to him /her. 
( 8 ) A monthly return in respect of such identity card issued cancelled during the month , shall be sent to the Financial 

Advisor and Chief Accounts Officer, on or before 10th of the succeeding month . 
(h ) On receipt of the application and the lumpsum contribution the Chief Medical Officer of the Tuticorin Port Trust 

shall grant the retired cmployee or surviving spouse, as the case may be, a registration number and shall, at his 
discretion allot him /her a dispensary at which he/ she should be registered . The retired employee and his /her 
spouse shall be ligible for registration only at the dispensary to which he / she is allotted and except at the 
discretion of the Chief Medical Officer, he/she shall not bc acccepted at any other dispensary. He/ She shall be 
entitled to outdoor medical attendance and treatment only at the dispensary where he /she is registered . The 
outdoor medical attendance and treatment at the Tuticorin Port Trust Hospital shall be admissible only on a 
rcference from the dispensary to the Hospital. However, in emergencies and at the discretion of the Chief 
Medical Officer , he/she may be accepted for Outdoor medical- attendance and treatment at the Tuticorin Port 

Trust Hospital direct. 
5 . Scope : 

On payment of contribution , the medical attention and treatment will be made available to the retired employees and 
their spouses on the samç scale and condition as is normally addmissible to employee in service subject to the following 
conditions - 


NTV 


[ YTT II - 4453 ( 1 ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
(a ) Outdoor Medical attendence and treatment includes such pathalogical, bacteroilogical, radiological ( including 

taking of X -Ray plates) or other methods of examination ( including ECG and Ultra sound scanning ) as the 
Resident-cum - SeniorMedical Officer/ ChiefMedical Officer may consider necessary and to the extent that the 
equipment and facilities are available at the dispensary or out patient department of the Hospital it will, if so 
considered necessary by Resident-cum - Senior Medical Officer/Chief Medical Officer also include such physi 
cal therapy, dental treatment, etc. as may conveniently be given at the dispensary or out patient department of 

Hospital 
(6 ) If, for any investigations, reference is required to be made to an outside consultant, agency , hospital or a nursing 

home, the entire charges therefore, shall be borne by the retired employee his /her spouse and paid directly by 

him /her to the outside consultant, agency , hospital , nursing home, as the case may be. 
(c ) If in the course ofMedical examination of a retired employce/his /her spouse and emergency arise necessitat 

ing hospitalisation in the Tuticorin Port Trust Hospital, such hospitalisation shall be limited to the minimum 

period considered necessary by the Chief Medical Officer. 
(d ) Such medicines and injections as may be prescribed at the dispensary or Tuticorin Port Tnist Hospital will be 

supplied without any charge if they are available from the stock ofmedicines and injections maintained at the 
dispensary or the hospital. If any medicines and injections are not available at the Tuticorin Port Trust Dispen 
sary Hospital, the same shall be purchased by him /her at his/ her own cost initially and he / she will be reim 
bursed by the Accounts Department, the cost involved on production of cash memo/receipted bill , duly certi 

fied by the Resident-cum - Senior Medical Officer/ ChiefMedical Officer. 
(c) A minimum of 3 beds at a time will be reserved for retired employees and/or spouses and these beds will be 

allotted to retired employees or spouses in preference to serving employees and their dependents, 
(f) If all or any of the beds reserved for retired employees and / or spouses are not occupied , the unoccupied beds 

may be allotted to serving employees and their dependents. 
(g ) The serving employees and /or his dependent who was allotted a bed from out of the aforesaid three beds 

reserved for retired cmployees and /or spouses will not be discharged prematurely on the ground that an eligible 

retired employee and /or his spouse subsequently requires admission . 
(h ) If the medical circumstances of a retired employee or his spouse seeking admission into the Tuticorin Port 

Trust Hospital are such that, in the judgement of the Chief Medical Officer, he/she needs medical attention or 
hospitalisation as an emergency , the retired employee and /or his /her spouse may be given admission even in 
excess of the three beds reserved for retired employees and/or spouses but such hospitalisation shall be limited 

to the minimum period considered necessary by the ChiefMedical Officer . 
(i) Ainbulance services shall be provided for those retired employees residing within the Municipallimits as in the 

case for the serving employees . 
(6) Expenditure on the Regulations : 

The contribution and other charges collected from Retired employees/their spouses under these Regulations shall be 
credited to Welfare Fund and the expendituro on providing the Medical Benefit shall be charged to Welfarc Fund. 

(7 ) Penalty : 
(a ) The rencwal of the declaration referred to in Regulation 4 (a ) above is sole responsibility of the retired employee / 

his spouse as a case may be. 
(b ) If a retired employee /his /her spouse/ spouse of the eligible deceased employee who have enjoyed benefit under 

these Regulations under one timc lumpsum payment is subsequently found to be gainfully employed in the 
Public /Private undertaking during the period in which he/ she had availed the treatment, the cost of full 
medical treatment at the outsiders rate with 5 % penalty charges will be levied and collected from them and 

their right to avail further benefit under these Regulations will be forfeited . 
8 . Miscellaneous : 

The ChiefMedical Oflicer shall ensure that the medical facilities are extented only to the persons enumer 

ated in the identity cards . 
(b ) The Chief Medical Officer shall maintain a separate register in the form shown in Annexure " D " (attached ) - 

showing therein the person /persons to whom themedical facilities are extended under these Regulations and 
this register will be made available for periodical inspection by the Financial Advisor and Chief Accounts 
Officer or by an Oflicer nominated by the Financial Advisor and Chief Accounts Officer. 


2860 CAT 96 -2 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PAKT [1 — Sec . 3 (1)] 


um 


- 


9 . Power to relax : 

Where thc Board is satisfied that the operation of any of these Regulations causes undue hardship in any particular case, 
Board may by order for reasons to be recorded in writing , dispensc with or relax the requirements of the Regulation to such 
extent and subject to such exceptions and conditions as may be considered necessary for dcaling with the case in a just and 
cquiable manner. 

10 . Interpretation : 
If any question arises as to the interpretation of these Regulations, the same will be decided by the Board . 


ANNEXURE A 


TUTIÇORIN PORT TRUST 
APPLICATION FORM FOR JOINING THE TOTICORIN PORT TRUST EMPLOYEES (CONTRIBUTORY 

OUT- DOOR AND INDOOR MEDICAL BENEFIT AFTER RETIREMENT) REGULATIONS , 1996 


- 


I 


1. Name of the Retired 

Employee ( in Block Letters ) 
2 (a ) Designation & Class of Post 

(b ) Staff No. /P .P . O . No 

(c) Department 
3 . Date - - (i) Appointment 

(ii)Rçtirement 
4 . Last pay drawn 
5. Name of Surviving wife /Husband 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


- 


- - - 


Name 


Relution 


Date of Birth 


Present Age 


( ii ) 


6 . Name of the applicant 
7. Permanent Address 


(Signature of the Applicant) 


Note : Two copies of the Passport size photographs of the members joining these Regulations must accompany . 


( 


ll - UN 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ANNEXURE B 


TUTICORIN PORT TRUST 
TUTICORIN PORT TRUST EMPLOYEES (CONTRIBUTORY OUTDOOR AND INDOOR MEDICAL BENEFIT 

AFTER RETIREMENT) REGULATIONS, 1996 


Identity Card No. 


1. Name of the retired employee 
2 . Name of surviving wjfe/Husband i 
3 . Designation on the date of 

retirement with name of 

department and staff No./P .P . O . No. : 
4 . Date of Retirement 
5 . Last Pay Drawn 
6 . Rate of contribution 
7 . Marks of identification 


(ii) 


8 . Particulars of payment 


(iii) 


9. Signature ofRetired employee / 

Applicant 
10 . Signature of Head of the 

Department with Rubber Stamp 


i 


ANNEXURE C 
TUTIÇORIN PORT TRUST 
Declaration to be filed by retired employees at the time of joining the Tuticorin Port Trust Employees (Contributory 
Outdoor and Indoor Medical Benefit After Retirement) Regulations, 1996 and thereafter on 1st April of every year 


I, the undersigned 

wife /husband of - 

staff no . — 
- - - Designation 

Prof 

- departmentretired from the service of the Board 
with effect from 

- do hereby declare that I am /I am not employed in any Public or Private Sector undertaking and 
I am /I am not covered by any Medical Benefit Scheme by such Employer. 

2 . (In the case of those who are employed gainfully in public or Private sector job ). 
I took up this job on and my term of appointment is for a period from 

- - - to - 
I understand that I am not entitled to free consultation , freemedicines, free investigation from the Boards Hospital for 
duration of this apointinent as per the Tuticorin Port Trust Employees Contributory Outdoor and Indoor and Medical Benefit 
After Retirement) Regulations, 1996 . 

Signature - 
Identity Card No. 

Issued By 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part 11 — Sec . 3 ( 1) ] 


ANNEXURE D 
TUTICORIN PORT TRUST 
FORM OF REGISTERED TO BE MAINTAINED UNDER THE TUTICORIN PORT TRUST EMPLOYEES 
(CONTRIBUTORY OUTDOOR AND INDOOR MEDICAL BENEFIT AFTER RETIREMENT) REGULATIONS , 

1996 BY THE TRUST S CHIEF MEDICAL OFFICER 


Name of the No. of family 
Retired Employee members including 

the retired employee 


Designation Staff No. Contribution deposited with the FA & CAO / C . H . O . 
and name of Department Period Amount Date of Cash Signature of Remarks 

(From — Rs . payment Receipt the Officer 
To - - - -) 

No. collecting the 

Contribution 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


[No . PR - 12016/50/ 94 -PE -1] 

K . V . RAO , Jt. Secy . 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road . Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the ControllerofPublications, Delhi- 110054 - 1996 


